रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


PN 


SE 


ALU 


HTC 


( 
4U 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 21 , 2018 / श्रावण 30 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 21, 2018 /SHRAVANA 30 , 1940 


सं . 3248 ] 
No. 3248] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

____ अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018 

सं . 26 / 2015 - 2020 
विषयः निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण 2018 की अनुसूची 2 के अध्याय 26 में बीच सैण्ड 

खनिज ( बीएसएम ) की निर्यात नीति के संबंध में । 

का . आ . 4053 ( अ). - समय - समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी), 2015 - 2020 के पैरा 1.02 और 2.01 
के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय - 26 में बीच सैन्ड 
खनिज की निर्यात नीति मे तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं । 
2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण 2018 की अनुसूची 2 के अध्याय 26 की "टिप्पणी में 
मौजूदा प्रविष्टि को निम्नानुसार बदला जाता है : 
"टिप्पणीः 
1. बीच सैन्ड खनिज (बीएसएम ) के रूप में वर्गीकृत दुर्लभ अर्थ कम्पाउन्ड अर्थात् [ इल्मेनाइट , रुटाईल , ल्यूकोक्सीन 

( टाइटेनियम से यक्त खनिज ), जिरकोन , गार्नेट, सिलिमनाइट और मोनाझाइट ( यरेनियम और थोरियम)] का निर्यात 

आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 26 की क्र० सं० 98 क के अनुसार विनियमित होगा । 
2. कोड 2617 के तहत अन्य खनिज मुक्त रुप से निर्यात योग्य है, सिवाय उनके जिन्हें परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के 

तहत यथा विनिर्दिष्ट पदार्थ के रुप में अधिसूचित और नियंत्रित किए गए हैं । 
3. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण 2018 की अनुसूची 2 के अध्याय 26 में क्र० सं० 98 क पर नई 

प्रविष्टि निम्नानुसार शामिल की जाती है : 


4879 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


क्र० सं० 


इकाई 


मद विवरण 


निर्यात नीति नीतिगत शर्त 


प्रशुल्क मद 
एचएसकोड 


98 क 


2508 5031 


कि . ग्रा० 


एसटीई 
| ( राज्य 
उद्यम) 


इंडियन रेयर अर्थ 
व्यापार | लिमिटेड ( आईआरईएल ) 

के माध्यम से निर्यात 


2508 5032 


बीच सैन्ड खनिज 
(बीएसएम ) [ इल्मेनाइट , 
रुटाईल, ल्यूकोक्सीन 
( टाइटेनियम से युक्त 
खनिज ), जिरकोन , गार्नेट , 
सिलिमनाइट और 
मोनाझाइट ( यूरेनियम और 
थोरियम) ] 


2508 5039 


2612 1000 


2612 2000 


2614 0010 


2614 0020 


2614 0031 


2614 0039 


2614 0090 


2615 1000 


2513 2030 


4 . इस अधिसूचना का प्रभाव: 
बीच सैन्ड खनिज का निर्यात राज्य व्यापार उद्यम के तहत किया गया है और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ( आईआरईएल ) के 
माध्यम से किया जाएगा । बीच सैन्ड खनिज जो निर्यात नीति मे कहीं भी अनुमत है, को अब निर्यात नीति की अनुसूची 2 के 
अध्याय 26 के क्र० सं० 98 क के तहत नीति के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


[ फा . सं . 01 / 91 / 171 / 22 / एएम - 19 / ईसी ] 
आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st August , 2018 

No. 26/ 2015- 2020 
Subject: Export policy of Beach Sand Minerals (BSM ) in Chapter 26 of Schedule 2 of ITC (HS ) Classification of 

Export and Import Items 2018 - regarding. 

S . O . 4053 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & 
Regulation ) Act, 1992 (No.22 of 1992), read with paragraph 1 .02 and 2 .01 of the Foreign Trade Policy (FTP ), 2015 
2020 , as amended from time to time, the Central Government hereby, with immediate effect, makes amendment in 
export policy of Beach Sand Minerals in Chapter 26 of Schedule 2 of ITC ( HS ) Classification of Export and Import 
Items. 


[ II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The existing entries in the Note ’ of Chapter 26 of Schedule 2 of ITC (HS ) Classification of Export and Import 
Items 2018 are substituted as under : 
“ NOTE : 


1. Export of Rare Earth compounds classified as Beach Sand Minerals (BSM ) , namely [Ilmenite , Rutile , 

Leucoxene ( Titanium bearing mineral), Zircon , Garnet, Sillimanite and Monazite (Uranium and Thorium )], 
shall be regulated in terms of Sl. No. 98A of Chapter 26 Schedule 2 of ITC (HS ) Classification . 
Other minerals under code 2617 are freely exportable , except those which have been notified as 

prescribed substances and controlled under Atomic Energy Act, 1962” . 
3 . A new entry at Sl. No . 98A is inserted in Chapter 26 of Schedule 2 of ITC (HS ) Classification of Export & Import 
Items 2018 as follows: 


2 . 


S .No . 


Unit 


98A 


Kg 


Export Policy 
STE (State 
Trading 
Enterprise) 


Policy Condition 
Export through Indian 
Rare Earths Limited 
(IREL ) 


Tariff Item HS Code 

2508 5031 
2508 5032 
2508 5039 
2612 1000 
2612 2000 
2614 0010 
2614 0020 
2614 0031 
2614 0039 
2614 0090 
2615 1000 
2513 2030 


Item Description 
Beach Sand Minerals 
[ Ilmenite , Rutile , 
Leucoxene ( Titanium 
bearingmineral), 
Zircon , Garnet, 
Sillimanite and 
Monazite (Uranium and 
Thorium )] 


4 . Effect of this Notification : 


Export of Beach Sand Minerals have been brought under STE and shall be canalized through Indian Rare Earths Limited 
( IREL ). Beach sand minerals , permitted anywhere in the export policy , will now be regulated in terms of policy under at 
Sl. No. 98A of Chapter 26 of Schedule 2 Export Policy . 


[F . No. 01 /91/ 171/ 22 /AM - 19 / EC ] 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreigh Trade ex -officio Addl. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .08 .27 
18 : 13 :00 + 05 30 


